निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 291 ) पटना , सोमवार , 2 अप्रील 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

23 मार्च 2018 
सं० 03 / एच० - 01 / 2017 - 4003 / सा०प्र० — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 01 / 
एच - 03 / 2017सा० - 14096 दिनांक 08.11. 2017 की अनुसूची - 4 द्वारा बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी के लिए 
निगोसियेबुल इन्स्ट्रमेंन्ट्स ऐक्ट , 1881 के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2018 ( रविवार) को अवकाश घोषित किया गया 


2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या मासंप्रवि(पटना) सं . / 2158 / 06.15. 001 / 2017 - 18 दिनांक 15. 03.2018 
में निहित अनुरोध के आलोक में निगोसियेबुल इन्स्ट्रमेंन्ट्स ऐक्ट , 1881 के तहत बैंक लेखाबन्दी के लिए दिनांक 
01 अप्रैल, 2018 ( रविवार) को घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 02 अप्रैल, 2018 ( सोमवार ) को अवकाश घोषित 
किया जाता है । 

____ 3. अधिसूचना संख्या 01 / एच - 03 / 2017सा० - 14096 दिनांक 08.11. 2017 की अनुसूची - 4 को एतदद्वारा 
इस हद तक संशोधित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 291 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


